रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 96 


REGD. NO. D. L -33004/96 


सत्यपराजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


RS 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ti ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (th) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०444 ] 
No. 444 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 1 , 1996 / श्रावण 10 , 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1996 /SRAVANA 10, 1918 


- 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भा . चि. प. एवं होमियोपैथीविभाग ) 
सी. सी . आइ. एम . चुनाव 

अधिसूचना 
भाई दिल्ली, 25 जुलाई, 1996 


का . आ . 549 ( अ ) : - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 ( 1970 का 48 वां ) की धारा ३ की ठप - धारा ( i ) के खण्ड ( ख ) 
के अनुसरण में विक्रम एवं राजस्थान विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के संकाय या विभाग (किसी भी नाम से ज्ञात ) के सदस्यों ने 
अपमे में से ही आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के सदस्य निर्वाचित किए हैं । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3, उपधारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्दीय सरकार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 3259 दिनांक 21 -8 -1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना की धारा 
3 की उप - धारा ( i) के खंड ( ख ) के अन्तर्गत निर्वाचित विश्वविद्यालयों की सारणी में संबंधित विश्वविद्यालय की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित सारणी 
प्रतिस्थापित की जाएगी । 
भामत : 
विश्वधिलय का माम सदस्य का विवरण 

चिकित्सा पद्धति निर्वाचन दिनांक 


विक्रम विश्वविद्यालय, 
रान 


आयुर्वेद 


15 - 5 - 1996 


डा. एस. एन. उपाध्याय 
प्राचार्य 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
उज्जैम ( मध्य प्रदेश ) 
हकीम अब्दुल खान 
प्राचार्य 
राजस्थान यूनानी मेडिकल महाविद्यालय, 
जयपुर ( राजस्थान ) 


राजस्थान विश्वविद्यलय , 
जयपुर 


यूनानी 


4 - 5 - 1995 


1889G/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3 (it )]] 


- 


- 


4 


आयुर्वेद 


27 - 5 - 1996 


वैध राम भरोसे मिश्रा 
प्राचार्य, 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , 
उदपपुर ( राजस्थान) 


[ सं . वी . 26025/ 18/ 93 / सी सी आइ एम चुनाव ] 

के . चन्द्रमोली, संयुक्त सचिव 


कार्यालय ज्ञापन संख्या 3259 तारीख 21 -8- 1971 की अधिसूचना के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है । देखिए : 
1. का . आ . 790 तारीख 19 फरवरी, 1978 

12 . का. आ . 2799 तारीख 17 अक्तूबर, 1989 
2. का. आ . 834 तारीख 6 मार्च, 1978 

13. का . आ . 12( अ ) तारीख 3 जनवरी, 1995 
3. का. आ . 835 तारीख 6 मार्च, 1978 

का . आ . 57 ( अ ) तारीख 24 जनवरी, 1995 
4. का . आ . 281 तारीख 5 अप्रैल , 1983 

का. आ. 88( अ ) तारीख 8 फरवरी, 1995 
5 . का . आ. 330 ( अ ) तारीख 23 अप्रैल, 1983 

16. का. आ . 105 ( अ ) तारीख 16 फरवरी, 1995 
6 . का . आ . 362 ( अ ) तारीख 7 मई, 1984 

का. आ. 103 ( अ ) तारीख 21 फरवरी, 1995 
7 . का . आ . 291( अ ) तारीख 4 अप्रैल, 1985 

18. का . आ . 187 ( अ ) तारीख 13 मार्च, 1995 
8. का. आ . 2118 तारीख 6 मई, 1985 

19. का . आ . 621 ( अ ) तारीख 4 जुलाई , 1995 
9. का. आ. - -- तारीख 26 सितम्बर, 1986 

20 . का. आ. 865 ( अ ) तारीख 24 अक्तूबर, 1995 
10. का. आ . 214 तारीख 12 मार्च, 1987 

का . आ. 996 ( अ ) तारीख 20 दिसंबर, 1995 
11. का. आ . 922 तारीख 3 अक्तूबर, 1988 

22 . का. आ . 133 ( अ ) तारीख 13 फरवरी , 1996 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Departmentof ISM & H ) 

CCIM Election 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th July, 1996 


S . O . 549 (E ). — Whercas in pursuance of clause B of sub -section (1) of soction 3 of the Indian Medicine Central Council 
Act, 1970 hereinafter referred to as the said Act ), members from the Ayurveda and Unani Systems of Modicine for certain 
Universities have been elected from amongst themselves by the members of the Faculty or department (by whatever name called ) 
of Ayurvoda and Unani Systems of Medicine of the Universities. 

Now therefore , in exercise of the powors conferred by sub - section (1) af section 2 of the said Act, the Central Government 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry ofHealth and Family 
WelfareNo. S. O . 3259dated 21st August, 1971 namely: 

____ In the said notification in the Table under heading elected from University " under clause ( o ) of sub -section 3 for the 
entries relating to respective Universities is the following shall be substituted , namely : 


Elected under clause (b ) of sub-soction ( 1) of section 3 


Nameof the University 


Particulars of the members 


System of Medicine 


Date of election 


Ayurveda 


15- 5- 96 


Vikram University 
Ujjain 


Dr. S . N. Upadhyaya 
Principal , 
Govt . Ayurveda College, 
Ujjain 


[ YTI- 403( 1 ) ] 


Ungni 


4 -5 -95 


Rajasthan University 
Jaipur 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
2 
Hakeem AbdulKhan 
Principal , 
Rajasthan UnaniMedical College , 
Jaipur 
Vaidya Ram Bharosi Misbra , 
Principal, 
Govt. Ay. College, 
Udalpur (Rajasthan ) 


Ayurveda 


27 -5 - 96 


F . V . 26025 / 18/93 /CCIMELECTION ) 

K . CHANDRAMOULI, Jt. Secy. 


Notification of O .M . 3259 dated 21-8 - 1971 has subsequently amended vide :---- 


1. 
2 
3. 
4. 


15. 


S .O . 790 dated 19th February, 1978 
S . O . 834 dated 6th March , 1978 
S .O . 835 dated 6th March , 1978 
S.O . 281 dated 6th April, 1983 
S .O . 330 (E ) dated the 23rd April, 1983 
S . O . 362 (E ) dated the 7th May, 1984 
$. 0 . 291(E ) dated the 4th April, 1985 
S .O . 2118 datod thc 6th May, 1985 
S . O . - - dated the 26th September , 1986 
S .O . 214 dated the 12th March , 1987 
S .O . 922 dated the 3rd October , 1988 


S .O . 2799 datod the 17th October, 1989 
S .O . 12 (E ) datod the 3rd January, 1995 
S. O . 57 (E ) datod the 24th Janauary, 1995 
S.O . 88 (E ) dated the 8th February , 1995 
S . O . 105 (E ) dated the 16th February , 1995 
S .O . 103 (E ) dated the 21st February, 1995 
S .O . 187 (E ) dated the 13th March, 1995 
S .O .621 (E ) dated the 4th July, 1995 
S .O . 865 (E ) dated the 24th October , 1995 
S. O . 996 (E ) dated the 20th December, 1995 
S .O . 133 (E ) dated the 13th February, 1996 


9 . 
10. 
11. 


21. 
22. 


Printod by tho Manager, Govt. of India Prou , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publiontions, Dolhi- 110034 - 


